रजिस्ट्री संडी० एल०- 33004/97 


. 


REGD. NO . D . L.-33004/97 


. 


मत्या जपत 


भरतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


28/ 1010 


भाग II - खण्ड 3 -- उपखण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 -~- Sub -section ( 11 ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


से . 500 ] 
No. 500 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, सितम्बर 2 , 1997 भाद्र 11, 1919 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 1997/BHADRA 11, 1919 


D 


गृह मंत्रालय 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


अधिसूचना 


- 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 2nd September, 1997 


नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1997 


का . आ . 625 ( अ ): - केन्द्रीय सरकार , जांच आयोग अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 60 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ), तारीख 16 
दिसम्बर, 1992 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना 
सं० का. आ . 913 ( अ ), तारीख 16 दिसम्बर, 1992 में निम्नलिखित संशोधन 
करती है, अर्थात्: 


S. 0 . 625 ( E ):- -In exercise of the powers conferred by 
___ section 3 of the Commission of Inquiry Act , 1952 ( 60 of 

1952), the Central Government hereby makos the following 
amondment in the notification of the Government of India in 
the Ministry of Home Affairs Number S .O . 913 (E ), dated 
the 16th December , 1992 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 
16th December , 1992 , namely: 


उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, " पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 
के आसीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति " शब्दों के स्थान पर " मद्रास उच्च न्यायालय 
के आसीन मुख्य न्यायमूर्ति " शब्द रखे जाएंगे । 


___ In the said notification, in paragraph 1 , for the words 
" a sitting judge of the High Court of Punjab and Haryana" 
the words“ the sitting Chief Justice of theMadras High Court 
shall be substituted . 


[ फा० सं० सी० - 71013/01 / 94-ए०वाई० II ] 

संगीता गैरोला, संयुक्त सचिव 


[ File No. C - 71013 / 01/ 94 - Ay. II ] 
SANGITA GAIROLA , Jt. Secy . 


2207 GI/ 97 


Printed by the Managar, Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 - 1997 


